रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 96 


REGD . NO . D . L.- 33004/ 96 


मयबजपते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड ३ - उप - खंड ( il ) 
PART II -- Section 3 — Sub -section ( ii ) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


- 


- 


सं० 23 ] 
No . 231 


नई दिल्ली, वृहस्पतिवार , जनवरी 9 , 1997 / पौष 19, 1918 
NEW DELHI, THURSDAY , JANUARY 9 , 1997 /PAUSA 19 , 1918 


- 


- . 


- - - 


पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली , 9 जनवरी, 1997 


का . आ . 26( अ ). - केन्द्रीय सरकार , आवश्यक वस्तु अधिनियम , 1955 ( 1955 का 10 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित आदेश करती है , अर्थात् : 


संक्षिप्त नाम और आरंभ :-- -( 1 ) इस आदेश का संक्षिप्त नाम पैराफिन मोम ( आपूर्ति , वितरण तथा कीमत नियतन ) 


1. 
आदेश 1997 है । 


( 2 ) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा । 


यह आदेश पैराफिन मोम किस्म- [ पर लागू नहीं होगा । 
परिभाषाएं : - इस आदेश में , जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो - -- 


( क ) 


" सक्षम प्राधिकारी से ऐसा कोई व्यक्ति या अधिकारी अभिप्रेत है, जो राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस आदेश 
के अधीन , ऐसे क्षेत्रों के लिए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किए जाएं, सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग 
और कृत्यों का पालन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया है , 


( ख ) "नियंत्रित पैराफिन मोम से ऐसा पैराफिन मोम अभिप्रेत है जो या तो भारत में उत्पादित किया जाता है या 

भारत में आयातित किया जाता है , जिसके लिए घोषित कीमत खंड 4 के अधीन नियत की जानी है , 


( ग ) 


" व्यौहारी " से सरकारी तेल कंपनी द्वारा अनुमोदित ऐसा कोई व्यक्ति , फर्म, व्यक्तियों का संगम, सहकारी 
सोसायटी अभिप्रेत है जो पैराफिन मोम के विक्रय के प्रयोजन के लिए या विक्रय के प्रयोजन के लिए उसके 
भंडारण का कारबार थोक या खुदरा रूप में अथवा किसी अन्य कारबार के साथ अथवा एक मात्र रूप में प्रत्यक्ष 
रूप से या अन्यथा करता है और इसके अंतर्गत उसके प्रतिनिधि या अभिकर्ता भी है , 

( 1 ) 


65GI/97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3( ii )] 


( घ ) " घोषित कीमत " से खंड 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कीमत अभिप्रेत है , 


( ङ ) 


“ सरकारी तेल कंपनी " से अभिप्रेत है : - ( 1 ) इंडियन आयल कारपोरेशन का विपणन प्रभाग, ( 2 ) इंडियन 
आयल कारपोरेशन लि . का असम आयल प्रभाग , ( 3 ) मद्रास तेल रिफाइनरीज लि . या ( 4 ) कोई अन्य 
सरकारी कंपनी या कानूनी निकाय जिसे इस आदेश के प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा , 
सरकारी तेल कंपनी घोषित किया गया है , 


( च ) 


" आयात कर्ता " से कोई ऐसा व्यक्ति, फर्म, कंपनी , संस्था, व्यक्तियों का संगम, सहकारी सोसायटी या संगठन 
अभिप्रेत है जो आयातित पैराफिन मोम के आयात, विपणन, वितरण और आयातित पैराफिन मोम के विक्रय का 
कारबार करता है , 


( छ ) “ पैराफिन मोम " से यथास्थिति पैराफिन मोम किस्म - II या किस्म - IIक या किस्म -III अभिप्रेत है जो भारतीय 

मानक संस्थान के विनिर्देश सं . 4654 - 1993 के अनुरूप है , 


( ज ) " उत्पादक " से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो पैराफिन मोम के उत्पादन का कारबार करता है , 


( झ ) " अनुसूधिप्त कीमत से इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची " क में विनिर्दिष्ट कीमत अभिप्रेत है, 


नियंत्रित पैराफिन मोम की घोषित कीमत का नियतन : 


( 1 ) राज्य सरकार समय- समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा सम्पूर्ण राज्य के लिए या उसके विभिन्न क्षेत्रों के लिए 

नियंत्रित पैराफिन मोम की घोषित कीमत नियत कर सकेगी और विभिन्न किस्म के पैराफिन मोम के लिए 
विभिन्न कीमतें नियत की जा सकेगी । 


( 2 ) 


उपखंड ( 1 ) के अधीन नियंत्रित पैराफिन मोम की घोषित कीमत नियत करते समय राज्य सरकार निम्नलिखित 
बातों का ध्यान में रखेगी, अर्थात् : 


( 1 ) अनुसूचित कीमत, 


( 2 ) डिग्बोई, कलकत्ता, चेन्नई , कोचीन , मुम्बई में कंपनियों के निकटतम और पूर्व भंडारण केन्द्रों से विक्रय 

स्थल तक सर्वाधिक कम खर्च वाले मार्ग से रेल द्वारा या यदि वह स्थलरेल से न जुड़ा हो तो यथास्थिति 

रेल सह सड़क द्वारा या सड़क द्वारा परिवहन प्रभार , 
( 3 ) दुलाई भंडारण और अन्य उठाई - धराई प्रभार जो मद ( 2) के अंतर्गत नहीं आते हैं , 


( 4 ) कमीशन जो इस आदेश से उपाषद्ध अनुसूची " ख में विनिर्दिष्ट वितरक कंपनियों द्वारा प्राधिकृत की 
गई है , 


( 5 ) ऐसी अन्य बातें जिन्हें राज्य सरकार मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे । 


5. नियंत्रित पैराफिन मोम का घोषित कीमत से अधिक कीमत पर विक्रय नहीं किया जाना : - ऐसी तारीख से जो राज्य 
सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित की जाए, कोई व्यवहारी नियंत्रित पैराफिन मोम का घोषित कीमत से अधिक कीमत पर विक्रय 
नहीं करेगा और विक्रय नहीं कराएगा । 


6. सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आबंटन आदेश के सिवाए नियंत्रित पैराफिन मोम का विक्रय नहीं किया जाना :- ( 1 ) कोई 
भी व्यवहारी नियंत्रित पैराफिन मोम का किसी व्यक्ति को , उस क्षेत्र के जिसमें व्यवहारी के कारबार का स्थान है, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उस 
व्यक्ति को जारी किए गए आबंटन आदेश के अनुसरण के सिवाए विक्रय नहीं करेगा और न ही विक्रय कराएगा । व्यवहारी नियंत्रित पैराफिन 
मोम का आवंटन आदेश में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट मात्रा से अधिक का विक्रय नहीं करेगा और नहीं कराएगा । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


28 उपसर । । के अधीन जायंटन आदेश जारी करते समय या जारी करने से कार करते समय 
सक्षम प्राधिकारी निम्नलिमित बातो का ध्यान रमेगा - 
१का पैराफिन मोम की उपलब्धता और उसकी मांग , 
म वा प्रयोणम जिसके लिए पैराफिन मोम अपेशित है, 
गा . ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकतार जो पैराफिन मोम के वास्तविक उपभोक्ता है, 
घ , रमा प्रयोजनो, सरकारी जमरतो और निर्यात जैसे पूर्विक्ता वाले सेक्टरों को प्रदाय सुनिश्चित 

करने की आवायकता, 
१४. ६ महत्वपूर्ण त्योहारों के समय या स्थानीय अवस्था पर निर्भर करते हुए अन्य समयो पर मोमबत्ती 

की उपसभ्यता सुनिश्चित करने की आपश्यक्ता, 
घा किसी व्यक्ति को माटित पैराफिन मोम का उसको उपभोग करने में उस व्यक्ति का पूर्व 

जाधरण 


7. नियत्रित पैराफिन मोम के म्यवहारी को अनुप्ति रिया गामा - 
1 । कोई भी व्यक्ति इस आदेश के अधीन उसको दी गई किसी विधिमान्य अनुप्ति के निबन्धन और 

गतो के अधीन और उनके अनुसार ही किसी व्यवहारी के नियंत्रित पैराफिन मोम का कारवार 

चलाएगा अन्यथा मही , 
2 , कोई व्यवहारी जो नियंत्रित पैराफिन मोम को व्यवहार करने के लिए अनुबप्त है, किसी भी रीति 

में आयातित पैगफिन मोम का व्यवहार करने के लिए सरकारी तेल कंपनियों से भिन्न किसी अन्य 
अभिकरण से उपाप्त पैगफिन मोम का आयात करने या पैराफिन मोम पा महारण और विस्य 
करने के लिए अनुमाप्त नही किया जाएगा , 


8 . 


- 


नियमित पैराफिम मोम का व्यवहार करने के लिए अनुपित विए जाने के लिए आवेदन - 

ऐसा कोई भी व्यक्ति जो नियंत्रित पैराफिन मोम के कारवार का व्यवहार करना चाहता 
है इस आवेश से उपाषय पम्प क में सक्षम प्राधिकारी को अमुन्नप्ति दिए जाने के लिए एक 

हजार पर की फीस के साथ तीन प्रतियो में आवेदन कर सकेगा , 
१११ समम प्राधिकारी ऐसी जांच करने के पश्चात् जो वह ठीक सममे अनुमति दे सकेगा या देने से 

कार कर सकेगा, 
83 यदि सभम प्राधिकारी, अनुप्ति देने से कार करता है तो पह, सन्कार किए जाने के सिर 

कारणों को अभिलिमित करेगा और आवेदक को अमिलिमित कारण संसूचित किए जाएंगे , 
P4 , पस आदेश के अधीन प्रवत्त प्रत्येक अमुप्ति , इस आवेश से संलग्न प्रम्प स्म में होगी, 
358 इस आदेश के अधीन प्रवत्त प्रत्येक अनुमप्ति को आवेदन किए जाने पर एक वर्ष की अवधि के 

सिर नवीकृत किया जाएगा । 
568 अनुबप्ति के नवीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ वह अनुबप्ति जिसका नवीकरण किया 

जाना है, एक हजार पर की नवीकरण फीस के साथ लगाई जाएगी और या आवेदन, अनुप्ति 
की समाप्ति की तारीख को कम से कम तीस दिन पूर्व किया जाएगा जिसका नवीकरण इप्सित है । 


१ . अनुमप्ति का रदय किया जाना - सक्षम प्राधिकारी, व्यवहारी के विस्त आवश्यक वस्तु अधिनियम, 
1955 1955 का 10 % के अधीन की जाने वाली किसी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव हाले पिना, अनुप्ति 
के निधनो और गतो में से किसी को भी भंग करने अथवा इस आदेश के किसी उपबंध का उल्लंघन करने पर 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC . 3 ( ii) ] 


लिमित आवेश द्वारा बनुमति रद कर सकता है और आवेश की एक प्रति नियमित पैराफिन मोम म्यवहारी 
को पेपित की गारगीः 

परन्तु या कि इस संड के अधीन को भी अनुप्ति तब तक रब नही की जाएगी जब तक कि 
व्यवहारी को इस मामले में सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया गया है । 


10. अपील - मर 8 या संड १ के अधीन, समाम प्राधिकारी द्वारा दिए गए आवेश से व्ययित को व्यक्ति , 
आदेश की प्रति की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर , राज्य सरकार के पास अपील कर सकेगा और राज्य सरकार 
आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पाचात् ऐसे आवेग को पुष्ट , उलट या उपांतरित कर सकेगी । 


। । पैराफिन मोम के उत्पावन इत्यादि के संबंध में निवेश जारी करने की केन्द्रीय सरकार की शक्ति - 
केन्द्रीय सरकार, समय समय पर साधारण या विशेष आवेश वारा, किसी उत्पावक या बायातकर्ता को, वा 
किसी भी प्रकार के पैगफिन मोम के उत्पावन, मायात स्टॉक के अनुरक्षण, महारण, विषय प्रेगीकरग, पैकिंग , 
तौल, निपटान, परिवान या वितरण के संबंध में जैसा उचित समझे पैसे निर्देश जारी कर सकेगी और ऐसे 
निवेरा जारी किए जाने पर ऐसा उत्पादक अथवा आयातकर्ता इसका अनुपालन करने के लिए पाध्य होगा । 


O 


12. साम प्राधिकारी को विवरणियां प्रस्तुत किया जाना - 

। प्रत्येक मित्रत पैराफिन मोम व्यवहारी , पैराफिन मोम के प्राप्त स्टाफ, पैराफिन मोम के किर 

गर विक्रय और उन व्यक्तियों के नाम और पते जिनको ऐसा विश्य किया गया है, के संबंध में 

पाक्षिक रिपोर्ट समम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । 
828 प्रथम पम के लिए विवरणी उस मास की पीस तारीख को प्रस्तुत की जाएगी जिससे पा पम 

संबंधित है और दूसरे पल के लिए विवरणी उस मास के तुरंत परवातवर्ती मास की पौध 
तारीम के पहले प्रस्तुत की जाएगी जिससे वा पस संबंधित है । 


- 


13. आयातकर्ताओ सरकारी तेल कंपनियों से भिन्न वारा विवरणिया प्रत्यागम प्रस्तुत किया जाना - 
पैराफिन मोम का प्रत्येक आयातकर्ता पाचातवर्ती मास की बीस तारील के पहले मासिक आधार पर, उक्त राज्य 
में उसके द्वारा वितरित आयातित पैराफिन मोम का म्योरा जिसमे अंतर्विष्ट हो वैसी एक विवरणी राज्य सरकार 
को प्रस्तुत करेगा । 


14. आयातकर्ता नारा अतिरिका विवरणियो - पैराफिन मोम का आयात कर्ता केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम 
और प्राकृतिक गैस मंत्रालय या जिसे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा यथाविनिर्दिष्ट प्राधिकारी को , 
पत्सनवार आयातित पैराफिन मोम का ब्यौरा देते हुए मासिक विवरणी अगले मास की बीस तारील से पूर्व 
प्रस्तुत करेगा । आयातकर्ता, केन्द्रीय सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय या सरकार द्वारा इस गावत 
विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को यथाअपेक्षित अन्य जानकारी भी प्रस्तुत करेगा । 


15. पैकिंग और चिह्नांकन - 
। । , टाप । । , टाप । । क और टाप । । । के पैराफिन मोम को केता तथा प्रदायकर्ता के बीच 

करार पार गर के अनुसार नए गनी बैग / उच्च पनत्व वाले पालीथिलीन बुने पोरो या रेलो में 
पैक किया जाएगा । 


[ भाग II - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


12 चिहनापन - प्रत्येक आधान पर निम्नलिमित जानकारी क्ति की जाएगी. 
34 नाम , टाप , श्रेणी तथा सामग्री का वृष्यमान , 

म विनिर्माण के मोत की पापान, मान्यताप्राप्त व्यापार चिन्ह, योय हो , 
ग च या कोर सम्योक या कुछ और जिसने परेपण / या विनिर्माण के साट को अभिलेम के लिए 

पहचाना जा सके, 
च । पैराफिन मोम के टाप । । , I और । । । के लिए भाषामों में निम्न म्यो महजस्य 

सेवस लगा होगाः 
" माप पैकिंग, प्रसाधन निर्मिति या औषधीय उपयोग के लिए प्रयोग न किया जाए " 
सामग्री को इसके गलनांक सहित चिन्हांकित किया जाएगा । 

प्रत्येक मापान को मानक चिन्ह से भी चिन्हांकित किया जाएगा । 
१3 वेशी पराफिम मोम को केवल चार कि0ग्रा0 या आठ कि0ग्रा0 के वजन के स्लैब में उत्पायित और 

विपणित किया जाएगा और स्लैबो को रंगीन उप पमत्व वाले पासीरेधलीन एच0डी0पी0t0g 

गों में इस प्रकार पैक किया जाएगा कि गुरु भार सगभग चालीस किलो हो या पैराफिन मोम 
को पैसेट्स प्रत्येक का भार लगभग । ग्राम में उच्च पनत्व वाले पासीरेधीसीन पैसे में इस 

रीति से पैक किया जाएगा कि शुर मार लगभग 40 कि0ग्रा0 हो । 
48 पैराफिन मोम केवल पांच कि0ग्रा0 के भार वाले स्लैब मे आयात किया जाएगा तथा उन पनत्व 

पाले पालीस्थीलम बैग में अधिकतम फेरस बस सब मरे जाएंगे । प्रत्येक घेले पर प्रदायकर्ता का 
माम, उभय का वेश मोर पैराफिन मोम का गुर मार मुड़ित होगा । ऐसे आयातित पराफिम 
मोम को आयातकर्ताको वारा एक घेसी के गुणन में बेचा जाएगा । 


. 


16. कतिपय विशिष्टियो का संपवर्णन - प्रत्येक निश्रित पैराफिन मोम का व्योहारी इस प्रयोजन के लिए 
रमे जाने वाले एक विशेष बोर्ड पर अपने स्टॉक में पैगफिन मोम की प्रत्येक फिल्म की पोलिस कीमत और 
मात्रा को प्रमुखता से संप्रवर्तित करेगा । 


17. व्योगरियो द्वारा सक्षम प्राधिकारी के आवंटम आदेश के अनुसरण में, नियंत्रित पैराफिन मोम के विक्य 
से कार नहीं किया जाएगा - कोई भी व्योगरी मिश्रित पैराफिन मोम के विक्रय के लिए कार 
मही करेगा जोकि माम प्राधिकारी द्वारा पात्र आटितियों को जारी किए गए आवंटम आदेश के अनुसरण में 
विक्रय करने के लिए उसके द्वारा अपेक्षित है । 


18. नियंत्रित पैराफिन मोम मरीदने वाले व्यक्ति उस प्रयोजन के सिर पैराफिन मोम का उपयोग करेंगे जिसके 
लिए यह मरीया गया था - साम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए मायटन जावेग के अनुसरण में नियंत्रित 
पैराफिम मोम मरीवमे वाला कोई व्यक्ति ऐसे पैराफिन मोम का उपयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए 
जिसके लिए ऐसे पराफिम मोम को भेजे जाने का निवेश किया गया है, के लिए नहीं करेगा और ऐसा प्रत्येक 
व्यक्ति , समाम प्राधिकारी को , उसके बारा ज्य किए गर पैराफिम मोम के उपयोग के संबंध में एक रिपोर्ट ऐसी 
अवधि के भीतर जो सक्षम प्राधिकारी निवेश के, समाम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। 


19. प्रवेश , तलाशी और अमिग्रहण की शक्ति - 

18 को राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में साधारण अथवा विशेष माग बारा प्राधिक्त को 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3(ii)] 


अधिकारी उपोग निरीम की पति से अन्यून या इसके समस्प रेफ का कोई अधिकारी इस मावा के 
उपबंधो का जमुपालन सुनिश्चित करने के लिए अपना यह समाधाम करने के लिए कि इस आदेश के 
उपबंधो का जमुपालन किया जा रण है और ऐसी सहायता के माध जो वह उचित समझे - 
को किसी स्थान या परिसर या याम या जलयाम में प्रवेश, निरीक्षण या सोर के खोल सकते है 

अपवा तलाशी ले सकता है जिसके बारे में उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि इस 

भावेश के किसी उपबंध के उल्लंघन में उसका उपयोग किया गया है या किया जा रहा है, और 
म समावेश के किसी भी उपबंध के उल्लंघन में पैराफिम मोम के परिवहन में प्रयोग किर गर 

पशु , यान जलयान और पैराफिन मोम के स्टाफ की तलाशी, अभिग्रहण और स्टामा तथा इसके 
पाचात अभिग्रहीत उक्त स्टाफ और पगुमो, यामो या अन्य वाहनों को न्यायालय में प्रस्तुत करमे 
का सुनिश्चय करने के लिए और ऐसी प्रस्तुति के दौरान उनकी सुरक्षित अभिरमा के लिए सभी 
जावश्यक उपाय करना या उपाय करने के लिए प्राधिकृत करना । 


28 तलाशी और अभिग्रहण से संबंधित वण प्रज्यिा सीता, 1973 1974 का 2 की धारा 100 के 

उपबंध जहां तक संभव हो , उस आदेश के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे । 


20. मावेश का अध्यारोही प्रभाव - इस आदेश के उपबंधो का , इस जावेश के प्रारम के पूर्व किसी राज्य 
सरकार या किसी संघ राज्य क्षेत्र वारा या ऐसी राज्य सरकार या संघ राज्य मेत्र के किसी अधिकारी द्वारा किए 
गए किसी भाग में अन्तर्षिष्ट सिी प्रतिकूल पास के होते हुए मी , ऐसे प्रारंभ के पूर्व उसके मधीम की गई या 
किए जाने से लोप की गई किसी बात के सिवार अध्यारोपी प्रभाष रोगा । 


2 . छूट देने की शक्ति :- केन्द्रीय सरकार कठिनाइयों को दूर करने के लिए यदि जावायफ सममे या किसी 
अन्य न्यायोचित और पर्याप्त कारण से , राजपत्र में अधिसूचमा वारा किसी व्यक्ति को इस जावेश के सभी या 
किसी भी उपाध से, अधिसूचमा में निर्दिष्ट ऐसी रातो के अधीन रहते हुए साधारणतया या क्सिी विनिर्दिष्ट 
अवधि के लिए छूट दे सकती है । 


. 


22. निरसन और म्यात्तिा 

। पैगफिन मोम जापूर्ति , वितरण और कीमत नियतन आवेग ,1972 का निरसन किया जाता है । 
828 ऐसे मिरसम के होते हुए भी , उक्त मावेश के अधीन किए गर किसी कार्य या की गई किसी 

कार्यवाही को इस आदेश के तत्स्थामी उपबंधो के अधीन किया गया समझा जाएगा । 


[ फा . सं. पी - 19026/3/94 - एस. यू. पी . ] 

निर्मल सिंह, संयुक्त सचिव 


[ भाग II - खण्ड 3( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


पम्प - क 
मर 8 । । अमिर । 


- 


10 


- 


नियंत्रित पैराफिन मोम की अनुप्ति की मयूरी के लिए भावेदन 


सेवा मे , 


सक्षम प्राधिकारी 


A 


128 


भाषेवक का पूरा नाम और पता : 
का क्या आवेषक व्योहारी के रूप में कोई नया व्यक्ति है । 

हो या नहीं लिमिर ६ 
म यीव हो तो पैराफिन मोम की वे किस्मे जिनमे जागेदक का व्याहार करने का प्रस्ताव है 

मोर याव या ऐसा प्रतिनिधित्व करता है तो उस फर्म का नाम जिसका वा प्रतिनिधित्व 

करता है 
एक व्योहारी के परिसर की अवस्थिति , जहाँ पर पैराफिन मोम का । । भणारण और 

2 विक्रय किया जाता है /किया जाएगा , 
म ! पैराफिन मोम की ये किस्मे जिनका बारबार करने की जावेवक की पछा है । 


p 


168 


जावेदक पैराफिन मोम का व्यापार कब से कर रहा है । 
आवेदन करने की तारीम को विषय रिपो और उससे संलग्न गोदामो में प्रत्येकदिल के पैराफिन 
मोम की मात्रा टनो मे है 
मैं , उन पोतो को पाते हुए गिनसे पैराफिन मोम अभिप्राप्त किया जाएगा उन मालिको से , 
जिनका में प्रतिनिधित्व करता है या जिमका प्रतिनिधित्व करने का आशय है एक प्रमाण पत्र 
संलग्न करता है । 
मैं इस आवेदन के साथ निर्धारित अनुप्ति फीस जमा करा रहा है । 


पोषणा 


- 


१६ मै / म पोपणा करता है / करते है कि मेरे / हमारे बारा की गई उपर्युक्त जानकारी 

मेरी/ मारे नाम और विश्वास के अनुसार सही है । 
म मैने / मने पैराफिन मोम आपूर्ति , वितरण और कीमत नियतन आदेश 1997 से 

उपावर प्ररूप "म " में अनुन्नप्ति के लिर विर गर निबंधन और गते सावधानी से पद 
ली है और उनका पालन करने के लिए सहमत है । 

आवेदक के हस्ताक्षर 


JO 


आवेदक का नाम और पता 

है स्पष्ट मारो मे 
सारीम 
स्थान 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


- [ PART II _ SEC . 3( ii)] 


पम्प - म 
६ मह884 देखिए 
नियत्रित पैराफिन मोम की अनुमप्ति 


अनुन्नीप्त संख्या 
जारी किए जाने की तारीख 

तक वैध 


को 


नियंत्रित पैराफिन मोम में 
राज्य में व्यौहारी का कारबार करने के लिए अनुमप्ति 
राज्य में विनिर्दिष्ट स्थान में नीचे वर्णित रातों और पैराफिन मोम हैं आपूर्ति , वितरण और कीमत नियतन 
६ आवेश, 1997 उपबंधों के अधीन अनुमति दी जाती है । 
कारवार के स्थान का विवरण : 

उस पति का नाम जिसके द्वारा कारबार किया जाता है । 

विषय डिपो की अवस्थिति 
3 विश्य डिपो से संलग्न गोवाम की अवस्थिति 

पैराफिन मोम की किस्म जिसके लिए अनुमप्ति की गई है । 


Co 


सक्षम प्राधिकारी 


तारीम 


... . . ... .... 


राज्य 


अनुप्ति के निबंधन और शते 


- - - - - - 


- - - 


828 


जनता के लिए मुले कारबार परिसर में अनुप्ति को स्थायी और सहजस्य स्थान पर उपवर्शित 
किया जाएगा । 
अनुप्तिधारी पैराफिन मोम आपूर्ति, वितरण और कीमत नियतन आवेश , 1997 तथा उसके 
पश्चात उसके अधीन तत्समय जारी की गई प्रवृत्त अधिसूचना के उपबंधो का अनुपालन करेगा । 
अनुप्ति तुरन्त प्रवृत्त होगी और .. _ _ तब तक वैध होगी जब तक पूर्व में 
ही निरस्स या निलंषित न कर दी जाए । 


[ भाग 11 - खण्ड 3 ( 11 ) ] 

भारत का राजग असाभार 
= - - - - - - - - - - - - - - - - - = - = - = - = - = - --- -- - - - - -- - - -- --- -- -- - - - -- --- - - - - -- - -- ---- -- - - - - - - - - - 
84६ अनुप्ति धारी उस परिसर में जिससे पैराफिन मोम के विकय ा कार्य कर रहा है , समय - समय 

पर किसी परिवर्तन की रिपोर्ट अनुमप्ति प्राधिकारी को देगा । 


टिप्पणः जहाँ तफ पैराफिन मोम के विक्रय का का एक से अधिक स्थानों से किया जाता है तो एक शान 

के लिए पृथक अनुप्ति अभियान की जानी चोर । 


अनुसूची 
लण्ड ५ । । । वेलिस । 


पैगफिन मोम की किस्म 


भारतीय मानक ब्यूरो विशिष्ट सं0 


हिन्यो , पलकत्ता, नई, कोन 
तशा मुम्बई में रिण नियों के 

शारण स्थलो पर प्रति मीटिक टन 
6.) उत्पाय कर को मारकर 


है । पहली स्वालिटी 


20, 070. 


आई एस - 4654 - 1993 / 
टारप ? 
आई रस - 465 - 1293 / 
साप - 20 


मैन्य क्वालिटी 


- 


स - 4654 - 19931 


15, 804.? 


-- 


अनुसूची - रूप 
म + 24 _ kiV धम् । 
विसर कंपनियों के नाम 


सडियन आयल कारपोरेशनलिलिपन भाग पाडपर पायल भरन , औ 
9 , अली यावर जंग मार्ग , बान्द्रा पूर्ष । मकर - 4 } ! 


असम आयल डिविजन , डसना मारला कारपोरेशान ल0, पोट आफिस हिरोई 
786171 , असम 


मढ़ास रिफाइनरीज लि0 , मनाली चेन्नई - 605358 


65 / 11 / 17 . : . 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II -SEC. 3( ii)] 


E 


_ 


S 


- 


MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 9th January , 1997 
S . O . 26 ( E ) - nexercise of the powers conferred by section -3 of the Essential Commodities Act, 1955 ( 10 of 
1955 , the Central Government hereby makes the following order , namely :.... 


Short title and commencement . ( 1 ) This order may be called the 
Paraffin Wax ( Supply , Distribution and Price Fixation ) Order , 1997 . 


( 2 ) It shall come into force on the date of its publication in the 

" fficial Gazette . 


This order shall not apply to Paraffin wax Type - I . 
Definitions . - - In this order , unless the context otherwise 
requires , - - - 


la " Competent authority " means any person or authority authorised 

by the State Governnent by notification in the official 
Gazete to exercise the power and to perform the functions of 
the competent authority under this order , for such areas as 
may be specified in the notification ; 


( b ) " Controlled Paraffin wax " means Paraffin wax either , produced 

in India or imported into India for which declared price is to 
be fixed under clause 4 ; 


( c ) " dealer " means a person , firm , association of persons , 

cooperative society approved by Government Oil Company and 
carrying on directly or otherwise the business of sale or 
storage for the purpose of sale of Paraffin Wax , whether 
wholesale or retail , or whether in conjunction with any other 
business or not , and includes his representatives or agents ; 


( d ) " declared price " means the price notified by the State 

Government under clause 4 ; . 


( e ) " Government Oil Companies " means ( i ) the Marketing Division of 

Indian Oil Corporation Limited , ( ii ) the Assam oil Division of 
Indian Oil Corporation Limited , ( iii ) the Madras Refineries 
Limited , or ( iv ) any other Government company or a Statutory 
body declared by notification to be a Government Oil Company 
by the Central Government for the purpose of this Order ; 


[ 7 ] I - W 


3 ( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( f ) " importer " means any person , fire , company , institution , 

Association of person , co - operative society or organisation 
carrying on the business of importing , marketing , distributing 
and selling imported Paraffin wax ; 


( g ) " Paraffin wax " means paraffin wax Type - II or Type - II A or 

Type - III as the case may be conforming to the BIS 
Specification No . 4654 - 1993 ; 


( h ) " producer " means a person 

production of Paraffin Wax ; 


carrying on the business of 


( 1 ) " scheduled price" means the price specified 

appended to this order . 


in Schedule " A " 


Fixation of declared price of controlled Paraffin Wax . - - --- ( 1 ) Tha 
State Government may , from time to time , by notification in the 
Official Gazette , fix the declared price of Controlled Paraffin 
Wax either for the whole state or for different areas thereof and 
different prices may be fixed for different kinds of Paraffin wax . 


( 2 ) While fixing the declared price of Controlled Paraffin Wax 

under sub clause ( 1 ) the State Government shall have regard to 
the following factors , namely : - - 


( i ) 


scheduled price ; 


( ii ) 


transportation charges from the nearest ex - distributing 
companies storage points at Digboi , Calcutta , Chennai , 
Cochin and Mumbai to the place of sale by the route 
most economical by rail and , with respect to places not 
connected by rail by rail - cum - road or by road , as the 
case may be ; 


( iii ) cartage , storage and other handling charges not covered 

by item ( ii ) ; 


( iv ) 


commission authorised by the distributing companies 
specified in the Schedule " B " appended to this Order ; 


( v ) 


such other factors as the state Government considers 
necessary in the circumstances of the case . 


5 . 


Controlled Paraffin wax not to be sold at a price in excess of the 
declared price . - On and from such date as may by the State 
Government be notified in this behalf in the Official Gazette , no 
dealer shall sell or cause to be sold Controlled Paraffin wax to 
any person at a price in excess of the declared price . 


THE GAZETTE , OF INDIA : EXTRAORDINARY 


SPART II - - SEC . 3( 1) ] 


- 


- - 


- 


Controlled Paraffin wax not to be sold except under an allotment 
order issued by the competent authority . - - - ( 1 ) No dealer shall 
sell or cause to be suld Controlled Paraffin Wax Co any person 
Axcept in pursuance of an allotment order issued to such person by 
the competent authority of the area in which the dealer has his 
place of business nor shali he dealer sell or cause to be sold 
Controiled Paraffin wax in excess of the quantity Specified by the 
Carpetent authority in the allotinent order . 


Whila issuing or refusing to issue an allotment order under 
sub clause ( 1 ) , the Cimpetent authority shall have due 
tegard to - - - - 


( a ) the availability of the Paraffin wax and the demand for 

the same ; 


( b ) the purpose for which the paraffin wax is required ; 


in the persons who are actual users of 


( c ) the requiredents 

the paxffini 


the need for ensuring supplies to priority sectors such 
a defence purposes , government requirements and 
exioit : 


the necessity to ensure availability of candles during 
important festival pero or at other times depending 
upor local conditions ; 


the 13t conduct oj the person in the vilisation of 
the paraffin wax llotlar tohin . 


20 : 0r5 Cucin e a Paraill , 

be licunced . - - - Val NO person 
- ?? ! ! " 11. Miniro 1 : . 21 wüm business of a dealer 
" YOU 10 

li crezinta oli the ters and conditions of a 
, 11 lirochorushed to Si enis order . 


No neaizm who is licences to deal in Controlled Paraffin wax 
4 . ! I ! ! allowed to opori oraffin wax or store and sell 
Palat: ( Ii Wax privredira piy agency other than Goverrmont 

jl (" mpanies t s deal will imported Paraffin Wax in any 
113 01161 . 


1 . 


11 


Aprication 10yrant f iicence for dealing in controlled 

" Lailir way . -- -- Any person desirous of carrying on the 
L orticlleu Parafiir Bizi business of a dealer may make an 
aindication in triplicata lor ce grant of a licence to the 

etrit. Huthority in Fully appended to this order together 
with a fee of Rupees one thousand . 


w 


C 


( 2 ) The camperent alithority may , after making such enquiry , if 

Terms fic , either groot o pefise to grant the licence . 


| 4T 11 - 05 3 ( ji ) ! 

= 


भारत का राजपत्र : असाधारण 
= = 


= 


= 


= = 


13 
= 


= 


= = 


SPA - 32 


--- = 


= 


= 


= 


( 3 ) Where the competent authority refuses to grant a licence , it 

shall record the reasons for refusal and the reasons recorded 
shall be communicated to the applicant . 


in 


Form - B 


( 4 ) Every licence granted under this order shall be 

appended to this order . 


( 5 ) Every licence granted under this order shall be renewed for a 

period of one year on an application being made . 


( 6 ) Every application for renewal of a licence shall be 

accompanied by the licence which is sought to be renewed 
together with a renewal fee of Rupees one thousand and it 
shall be made not less than 30 days before the date of expiry 
of the licence which is sought to be renewed . 


9 . 


Cancellation of licence . - - - The competent authority may , without 
prejudice to any other action that may be taken against the dealer 
under the essential commodities act , 1955 ( 10 of 1955 ) by order in 
writing cancel a licence for breach of any of the terms and 
conditions of the licence or for contravention of any of the 
provisions of this order anit a copy of the order shall be 
communicated to the Controlled Paraffin Wax dealer : 


Provided that no licence shall be cancelled under this clause 
unless the dealer has been qiven a reasonable opportunity of being 
heard in the matter . 


10 . 


Appeal . -_ - Any person aggrieved by an order made by the competent 
authority , under clause 8 or clause 9 may , within 30 days of the 
receipt of a copy of the order , prefer an appeal to the State 
Government and the State Government. may , after giving the 
applicant an opportunity of being heard , confirm , reverse or 
modify such order . 


11 . 


Power of Central Government to issue directions regarding 
production etc . , of Paraffin wax . - -- The Central Government may , 
from time to time by general or special order , issue to any 
producer or importer such directions as it may consider necessary 
regarding , the production , import maintenance of stocks , storage , 
sale grading , packing weighment , disposal , delivery or 
distribution of any kind of Paraffin wax and upon the issue of 
such directions , such producer or importer shall be bound to 
comply therewith . 


12 . 


Submission of returns to the competent authority . - ( 1 ) Every 
Controlled Paraffin wax dealer shall submit to the competent 
authority a fortnightly report regarding the stocks of Paraffin 
Wax received , sales of Paraffin wax effected and the name s and 
addresses of persons to whom such sales were effected . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part II — SEC . 3( ii )] 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


( 2 ) The return for the first fortnight shall be submitted on the 

20th of the month to which the fortnight relates and the 
return for the 2nd fortnight shall be submitted before 5th of 
the month immediately succeeding the month to which the 
fortnight relates . 


13 . 


Submission of returns by importers ( other than Government Oil 
Companies ) . — - Every Importer of Paraffin wax shall submit to the 
State Government a return on monthly basis before 20th of the 
following month , containing details of imported Paraffin Wax 
distributed by him in the said State . 


14 . 


Additional returns by the importer . - - - The importer of Paraffin wax 
shall submit a monthly return before the 20th day of the following 
month giving details of Paraffin wax imported portwise to the 
Central Government in the Ministry of Petroleum & Natural Gas or 
to Such authority as specified by Ministry of Petroleum and 
Natural Gas . The importer shall also furnish to the Central 
Government in the Ministry of Petroleum and Natural Gas or to such 
authority as may be specified by the Government in this regard , 
such other information as may be required . 


15 . 


Packaging and Marking . - ( 1 ) Packaging - - Paraffin waxes Type - II , 
Type - II A and Type - III shall be packed in new gunny bags / High 
Density Poly Ethylene woven sacks or barrels as agreed to between 
the purchaser and the supplier . 


( 2 ) Marking - Each container shall be marked with the following 

information : 


( a ) Name , Type , Grade and mass of the material ; 
( b ) Indication of the source of manufacture , recognized trade 

mark , if any ; 


( c ) Batch or code number or otherwise to enable the lot of 

consignment /or manufacture to be traced back for records ; 


( d ) Containers for Type - II , II A and III paraffin wax shall be 

labelled conspicuously with the words : 
NOT TO BE USED FOR FOOD PACKAGING , COSMETICS PREPARATION 
OR MEDICINAL USE 


The material shall also be marked with its melting point . 
Each container may also be marked with the Standard Mark . 


( 47 11 - UUS 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


15 


( 3 ) Indigenous Paraffin wax shall be produced and marketed only in 

slabs weighing four kg or eight kg and the slabs shall be 
bagged in coloured High Density Poly Ethylene ( HDPE ) bags in 
such manner that the nett weight should be approximately forty 
kg or Paraffin wax shall also be produced in Pellets ( each 
weighing one gram approximately ) packed in High Density Poly 
Ethylene bags in such a manner that the nett weight should be 
approximately forty Kg . 


( 4 ) Paraffin wax shall be imported only in slab weighing five kg 

and maximum of ten slabs shall be bagged in high density Poly 
Ethylene bag . Each bag shall bear in print the suppliers name , 
country of origin and the nett weight of paraffin wax . Such 
imported paraffin wax shall be sold by importers in multiple 
of one bag . 


16 . 


Display of certain particulars . - - Every Controlled Paraffin wax 
dealer shall prominently display on a special board maintained for 
the purpose , the declared price and quantity of each variety of 
Paraffin wax in his stock . 


17 . 


Dealers not to refuse to sell Controlled Paraffin wax in pursuance 
of an allotment order from the competent authority . - - No dealer 
shall refuse to sell Controlled Paraffin wax which he is required 
to sell in pursuance of allotment order issued by the competent 
authority to eligible allotees . 


18 . 


Persons purchasing Controlled Paraffin wax to utilise the Paraffin 
Wax for the purpose for which it was purchased . - - - No person 
purchasing Controlled Paraffin wax in pursuance of an allotment 
order issued by the competent authority shall utilise such 
Paraffin Wax other than for the purpose for which such Paraffin 
Wax was directed to be sold and every such person shall submit a 
report to the competent authority regarding the utilisation of the 
Paraffin wax purchased by him , within such period as may be 
directed by the competent authority . 


19 . 


Power of entry , search and seizure . - - ( 1 ) Any officer (not being 
an officer below the rank of an inspector of industries or of a 
rank equivalent thereto ) authorised by the State Government by a 
general or special order in this behalf may with a view to 
securing compliance with the provisions of this Order to 
satisfying himself that the provisions of this Order have been 
complied with and with such assistance , if any , as he thinks fit - 


( a ) enter , inspect or break open and search any place of 

premises , vehicle or vessel which he has reason to believe 
has been , or is being used for the contravention of any of 
the provisions of this Order , and 


16 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part ]I- - SEC. 3( ii)] 


ww 


( b ) search , seize and remove stocks of Paraffin wax and the 

animals , vehicles , vessels or the conveyance used in 
carrying the Paraffin Wax in contravention of any of the 
provisions of this order and thereafter take or authorise 
the taking of all measures necessary for securing the 
production of the said stocks and the animals , vehicles or 
other conveyance so seized in a court and for their safe 
custody pending such production . 


( 2 ) The provisions of Section 100 of the Code of Criminal 

Procedure , 1973 ( 2 of 1974 ) relating to search and seizure 
shall , so far as may be , applied to searches and seizures 
under this order . 


20 . 


Overriding effect of the order . - The provisions of this Order 
shall have the overriding effect notwithstanding anything to the 
contrary contained in any order may by a State Government or a 
Union Territory by an officer of such State Government or Union 
Territory before the commencement of this order , except as regards 
anything done or omitted to be done thereunder before such 
commencement . 


21 . 


Power to exempt . The Central Government may , if it considers 
necessary for avoiding hardship or for any other just and 
sufficient reason , by notification in the official Gazette , exempt 
any person from all or any of the provisions of this Order , either 
generally or for any specific period , subject to such conditions 
as may be specified in the notification . 


22 . 


Repeal and Saving . - ( 1 ) The Paraffin Wax ( Supply , Distribution 
and Price Fixation ) Order , 1972 is hereby repealed . 


( 2 ) Notwithstanding such repeal , anything done or any action taken 

under the said Order shall be deemed to have been done or 
taken under the corresponding provisions of this Order . 


[F . No. P - 19026 /3 /94 -sup .] 
NIRMAL SINGH , Jt. Secy . 


[ T1 11 -- UE 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


Form A 

( See Clause 8 ( 1 ) 1 
Application for the grant of controlled Paraffin wax licence 


То 


The Competent authority , 
State of i . . . . . 


( 1 ) Full name and address of the applicant . 
( 2 ) ( a ) Is the applicant a new comer as a dealer ? 

(Write yes or no ) 


( b ) If yes , the kinds of Paraffin wax in which the applicant 

proposes to deal and the name of the firm whom he represents ; 
if he so represents . 


( 3 ) ( a ) situation of the dealer s premises where the Paraffin wax 

is /will be ( i ) stored and ( ii ) sold . 


( b ) The kinds of Paraffin wax in which the applicant desires to 

carry on business . 


( 4 ) How long has the applicant been trading in Paraffin wax ? 


( 5 ) Quantities of each kind of Paraffin Wax ( in tonnes ) in possession 

on the date of application at the sale depot and in yodowns 
attached thereto . 


( 6 ) I enclose a certificate from the principals whom I represent or 

whom I intend to represent indicating the source / sources from which 
Paraffin Wax will be obtained . 


licence 


fee 


alongwith this 


( 7 ) I am depositing the prescribed 

application . 


Declaration 


( a ) I /We declare that the information given above is true to my / our 

knowledge and belief . 


( b ) I /We carefully read the terms and conditions of the licence 

given in form B appended to the Paraffin wax ( Supply , 
Distribution and Price Fixation ) Order 1997 and agree to abide 
by the same . 


Signature of the applicant 


Name and address of the applicant 

( In block letters ) 


Date : 


Place : 


65l611 771 -3 


18 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[Part 1]-- Sec. 3 ( ii )] 


Form B 
(See Clause 8 ( 4 ) } 


Licence of Controlled Paraffin Wax 


Licence No . 
Date of Issue . 


Vaiid upto . 


Licence to carry on the business of a dealer in controlled 
Paraffin wax in the State of 

is hereby licensed to 
L ary on the business of selling the Paraffin wax at the place 
specified below in the State 

_ subject to the terms and 
conditions mentioned below and to the provisions of the Paraffin wax 
( Supply , Distribution and Price Fixation ) Order , 1997 . 


Deacription of the place of business 


( 1 ) Name of style by which the business is carried on . 


( 2 ) Location of Sale depot . 
( 3 ) Location of godowns attached to sale depot . 


( 4 ) Kinds of Paraffin Wax for which licensed . 


Date . 


Competent Authority 
State of 


Terms and conditions of licence 


( 1 ) The licence shall be displayed in a prominent and conspicuous place 

in a part of the business premises open to the public . 


( 2 ) The licensee shall comply with the provisions of the Paraffin wax 

( Supply , Distribution and Price Fixation ). Order , 1997 and the 
notifications issued thereunder for the time being in force . 


( 3 ) The licence shall come into force immediately and will be valid 
upto 

- unless previously cancelled or suspended . 


( 4 ) The licensee shall from time to time report to the licensing 

authority any change in the premises where he carries on his 
business of selling Paraffin wax . 


NOTE : - Where the business of selling Paraffin wax is carried on , at 
more than one place , a separate licence should be obtained in respect 
of each place . 


[ YTT 11 - 


05 3 ( ii ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


LALU 


Schedule a 
( See clause 4 ( i ) } 


Rupees per metric tonne ex . the 
distribution companies storage 

points at Digboi , Calcutta , 
Chennai , Cochin and Mumbai 
( exclusive of excise 
duty ) 


Kinds of 
Paraffin 
Wax 


BIS Specification 


NO . 


i ) First Quality 


IS - 4654 - 1993 / Type - II 
IS - 4654 - 1993 / Type - IIA 


20 , 030 . 41 
20 , 030 . 41 


ii ) Match Quality IS - 4654 - 1993 / Type - III 


15 , 804 . 74 


Schedule B 
( See Clause 4 ( 2 ) ( iv ) } 


Names of distributing companies 


1 . 


Indian Oil Corporation Limited (Marketing Division ) 
Indianoil Bhavan , G - 9 , Ali Yavar Jung Marg , Bandra ( East ) , 
Mumbai - 400 051 . 


2 . Assam oil Division , Indian oil Corporation Limited 

P . O . Digboi - 786 171 , Assam . 
3 . Madras Refineries Limited , Manali , Chennai - 600 068 . 


Printed by the Manager ,Govt. of India Press , Ring Road , Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 - - 1997 


